रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , अप्रैल 24 , 2019 / वैशाख 4 , 1941 
NEW DELHI, WEDNESDAY , APRIL 24 , 2019 /VAISAKHA 4 , 1941 


सं . 1451 ] 
No. 1451 ] 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 
(विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2019 

सं . 02 / 2015 - 2020 
विषयः - निर्यात और आयात मदों के आईटीसी ( एचएस ) वर्गीकरण , 2018 की अनुसूची - 2 के परिशिष्ट 3 ( स्कोमेट मदों ) में 

सशोधन । 

का . आ . 1635 ( अ). - विदेश व्यापार नीति, 2015- 2020 के पैरा 1. 02 के साथ पठित, यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं 
विनियमन ) अधिनियम, 1992 की धारा 5 और धारा 14क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा डीजीएफटी की 
दिनांक 03.07. 2018 की अधिसूचना सं. 17 / 2015 - 2020 में यथा अधिसूचित निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस ) वर्गीकरण , 2018 
की अनुसूची - 2 के परिशिष्ट 3 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है । 

2. श्रेणी 1ग में स्कोमेट प्रविष्टि 1ग004 और 1ग016 के तहत मौजूदा प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा (किए गए 
परिवर्तन मोटे अक्षरों में हैं ); 

क्र . सं . स्कोमेट प्रविष्टि 

संशोधित नीति 
ग004 

( आरक्षित ) 
( आरक्षित ) 


ग016 


3. स्कोमेट प्रविष्टि 1घ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद , निम्नलिखित नयी स्कोमेट प्रविष्टि 1ड. को निम्नानुसार 
समाविष्ट किया जाएगा: 

1ड. निम्नलिखित यथा विनिर्दिष्ट रसायनों का निर्यात रासायनिक हथियार कंवेन्शन ( सीडब्ल्यूसी) के राज्य पक्षकारों को निर्यात 
प्राधिकार पत्र के बिना इस शर्त के अधीन अनुमत है कि निर्यातक वास्तविक प्रयोक्ता प्रमाण पत्र ( ईयूसी) के साथ निर्धारित फार्मेट 
( आयात निर्यात प्रपत्र) में ऐसे निर्यात को राष्ट्रीय प्राधिकरण, रासायनिक हथियार कन्वेशन , मंत्रिमंडल सचिवालय; विदेश मंत्रालय 
( डीएंडआईएसए); रसायन और पेट्रो - रसायन विभाग और विदेश व्यापार महानिदेशालय को निर्यात के 30 दिनों के भीतर सूचित 
करेगा तथा डिलिवरी के 30 दिनों के भीतर गंतव्य राज्य पक्षकार में प्रविष्टि के बिल की प्रतिलिपि विदेश व्यापार महानिदेशालय को 
प्रस्तुत करेगा । 


2242 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


क्र . स . 


स्कोमेट 
प्रविष्टि 


सीएएस संख्या | आईटीसी 

(एचएस) कोड 


रसायन का नाम 

सीडब्ल्यूसी 
अनुसूची 3 में 

प्रविष्टि 
क्लोरोपिक्रीनः ट्राइक्लोरोनिट्रो -मीथेन । 
मिथाइलडाईएथेनोलेमिन 

उख16 


1ड. 04 


3क04 


76 - 06 - 2 


| 29049080 


1ड.016 


105 - 59 - 9 


29221212 


राज्यों जो सीडब्ल्यूसी के पक्षकार नहीं हैं , को उपर्युक्त यथा विनिर्दिष्ट रसायनों का निर्यात प्रतिबंधित रहेगा और केवल निर्यात 
प्राधिकार पत्र के तहत अनुमत होगा, और उस मामले में भी निर्यातक निर्यात के 30 दिनों के भीतर गंतव्य देश में प्रविष्टि बिल की प्रतिलिपि 
विदेश व्यापार महानिदेशालय को प्रस्तुत करेंगे । इसके अलावा, इस श्रेणी में उन देशों में जो सीडब्ल्यूसी के पक्षकार नहीं है, रसायनों के 
निर्यात के लिए आवेदनों को विहित प्रपत्र [ परिशिष्ट 2ध (ii)] में सरकार द्वारा हस्ताक्षरित वास्तविक उपयोग प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया 
जाएगा । 

4. इस अधिसूचना का प्रभावः परिशिष्ट 3 ( स्कोमेट सूची) के तहत सूचीबद्ध रसायनों जैसे क्लोरोपिक्रिनः ट्राईक्लोरोनिट्रो मीथेन और 
मिथाइलडायएथेनोलेमिन की मौजूदा निर्यात नीति को बाद में रिपोर्ट किए जाने के आधार पर निर्यात प्राधिकार पत्र के बिना रासायनिक हथियार 
कन्वेशन ( सीडब्ल्यूसी ) के राज्य पक्षकारों को इन रसायनों का निर्यात करने की अनुमति देने हेतु संशोधित किया गया है । 


[ फा . सं. 01 / 91 / 171 / 37 / एएम - 10 / ईसी ] 


आलोक वर्धन चतुर्वेदी , महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव, 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 


(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 24th April, 2019 


No . 02 / 2015- 2020 


Subject : Amendment in Appendix 3 (SCOMET items) to Schedule - 2 of ITC (HS) Classification of Export and 

Import Items, 2018 


S .O . 1635 ( E ). — In exercise of the powers conferred by Section 5 and Section 14A of the Foreign Trade 
(Development and Regulation ) Act, 1992 , as amended , read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy 2015 -2020 , the 
Central Government hereby makes amendments , with immediate effect, in Appendix 3 to Schedule -2 of ITC (HS) 
Classification of Export and Import Items 2018 , as notified in DGFT Notification No. 17 /2015 - 20 dated 03 .07 .2018 . 


2 . The existing entries against SCOMET entry 1C004 and 1C016 in Category 1C shall be substituted as under 
(changes made are in bold letters): 
S. No. SCOMET Entry Revised Policy 

1C004 (Reserved ) 
1C016 ( Reserved) 


16. 


3 . After the SCOMET entry 1D and the entries relating thereto, the following new SCOMET entry 1E shall be 
inserted as follows: 


1E Export of Chemicals as specified below is allowed to State Parties to the Chemical Weapons 
Convention (CWC ) without an export authorisation subject to the condition that the exporter shall notify within 
30 days of export to the National Authority , Chemical Weapons Convention , Cabinet Secretariat; the Ministry of 
External Affairs ( D & ISA ); the Department of Chemicals & Petro -chemicals , and the DGFT of such exports in 
the prescribed format (Aayat Niryat Form ) along with the End -Use Certificate (EUC ) and submit to DGFT a 
copy of the bill of entry into the destination State Party within 30 days of delivery. 


[ 411 II - quc 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


S. No . SCOMET 

Entry 


Name of the Chemical 


Entry in CWC 
Schedule 3 


CAS Numbers ITC (HS ) 

Codes 


1E004 


76 - 06 - 2 


29049080 


Chloropicrin : Trichloronitro - 3A04 
Methane 


2 . 


1E016 


Methyldiethanolamine 


3B16 


105 - 59 - 9 


29221212 


Export of chemicals as specified above to States not Party to the CWC shall continue to be restricted and will be 
allowed only against an export authorisation , and in that case also exporters shall submit to the DGFT a copy of 
the bill of entry into the destination country within 30 days of export. Further , applications for export of 
chemicals in this category to countries not Party to the CWC shall be submitted along with a Government signed 
End -Use Certificate in the prescribed format [Appendix 2S (ii)]. 


4 . Effect of this Notification : 


The existing export policy of chemicals namely , Chloropicrin : Trichloronitro Methane and 
Methyldiethanolamine listed under Appendix 3 (SCOMET List ) has been amended to allow export of these 
chemicals to State Parties to the Chemical Weapons Convention (CWC) without an export authorisation , on post 
reporting basis . 


[ F.No. 01/91/ 171/37/AM10 / EC ) 


ALOK VARDHAN CHATURVEDI, 
Director General of Foreign Trade & Ex -officio Add . Secy. 


Uploaded by Decoration they 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 

by ALOK KUMAR 

Date : 2019.04.25 
KUMAR 16 :27:20 +05 30 


can het e 


ine 


E PALOK "Digitally signed 


